राजस्ट्री सं . मे . एल . - 33004 / 93 


REGD. NO . DIER - 33004 / 93 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Badia 


जाहरण 
EXTRAORDINARY 


भागIण्ड 
PART I Section I 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


। 


- 


- 


A 


L 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


सं . 171] 
No. 111) 


नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 1993/ भाद्र 3, 1915 
NEW DELHI: WEDNESDAY , AUGUST 25 , 1993/BHADRA 3 , 1915 . 


- - 


श्रम मंत्रालय 


संकल्प 


नई दिल्ली, 25 अगस्त , 1993 


संख्या एस-16014/48/ 93- एल . डब्ल्यू . : - ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन ) अधि 
नियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतदद्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि . , बम्बई के 
प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन के प्रशिषेध के प्रश्न की जांच करने के लिए 
एक समिति का गठन करता है । 


1887GI / 93 


THE GAZETTE OR INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 


Sec. 17 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2. समिति का संगठन 


और इसके वचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 


सदस्य 


1. श्री बी . चौधरी, 

महासचिव , 
इंटक , राजस्थान माखा 
एम . आई . रोड, काफी हाउस , 
जयपुर 


सदस्य 


2. ब्रिगेडियर पी . के . दास गुप्ता , 

मार्फत हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं . लि .,. 
कंस्ट्रक्शन हाउस , 
बालचन्द हीराचन्द मार्ग , 

बम्बई- 400038 
3. उप मुख्य श्रमायुक्त ( के . ) , 

बम्बई 


सदस्य - संयोजक 


प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 

" कर्मचारियों द्वारा किए गए कामों/कार्यों में ठेका श्रम पद्धति के कार्य अर्थात हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कारपोरेशन लि . , बम्बई के प्रतिष्ठानों में सफाई, लोडिंग , पर्यवेक्षण , 
टर्नर, वेल्डर, रेगर, पिपर, हैल्पर, फिटर, वाल्व प्रापरेटर, एल . पी . जी . बादलिंग , 
सोपाइ, जेरम प्रापरेटर, लिपिक , चपरासी , वेटर, सहायक रसोइया , तथा माली / 
बागवान आदि की विभिन्न श्रेणियों के कार्य का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम 
(विनियमन एवं उत्पादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में 
रखते हुए इस बात के लिए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कारपोरेशन लि . , बम्बई के प्रतिष्ठानों के विविध कामों/कार्यों में ठेका श्रम का 
नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । 

4 . सामात का मुख्यालय बम्बई में होगा । समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने 
के भीतर अवश्य दे देनी चाहिए जैसा कि माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा रिट यविका 
संख्या 1369- 74 - 93 पैट्रोलियम कर्मचारी संघ बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन 
लि .. तथा अन्यों के मामले में दिनांक 22- 7- 93 के इसके प्रादेश के तहत निदेश 
दिया गया था । 

एस . शर्मा, महानिदेशक ( श्रम कल्याण ) संयुक्त सचिव 


[ HTTI 


भारत का राजपक्ष असाधारण 


MINISTRY OF LABOUR 

RESOLUTION 


New Delhi, the 25th August, 1993 
No. S - 160144893-LW . - In exercise of the powers conferred by section 5 of 
the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ) , the 
Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go 
into the question of prohibition of employment of contract labour in the establish 
ments of Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., Bombay . 

2 . The composition of the Committee and its terms of reference will be as 
under : 


1. Shri B . Chaodhury , 

General Secretary , 
INTUC , Rajasthan Branch , 
M .I. Road , Coffee House , 
Jaipur. 

Member 
2 . Brig. P . K . Das Gupta , 

CO The Hindustan Construction 
Co. Ltd ., Construction House , 
Walchand Hirachand Marg , 
Bombay-400038 . 

Member 
3 . Dy. Chief Labour Commissioner 
(Central) Bombay . 

Member- Convenor 
3 . The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :- - 
" To study the working of contract labour system in the jobs/works perr 

formed by employees i.e. clearing , different categories of cleaning, 
loading, supervision , turner , welder, regger , filter, helper, fitter , 
valve- operator, LPG Bottling, sropy, zerom operator , clerk , peon , 
driver, Waiter , Asstt . Cook and mali /gardener etc . in the establish 
ments of Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., Bombay and keep 
ing in view the provisions of section 10 of the Contract Labour (Re 
gulation and Abolition ) Act., 1970 to make suitable recommenda 
tion whether or not the employment of contract labour in the miscel 
laneus jobs/works of the establishments of Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd ., Bombay should be prohibited” . 


4 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1- SEC. 11 


4 . The Headquarters of the Committee will be at Bombay . The Committee 
would submit its report within three months without fail as directed by the 
Hon ble Bombay High Court vide its order dated 22nd July , 1993 in W . P . Nos . 
1369 -74193 Petroleum Emplovees Union Vis Hindustan Petroleum Corporation 
Ltd . & Others. 

· S S: SHARMA ; Director General (Latour Welfare )|M . Secy . 


- 


- 


Printed by the Mat , Govt. of India Press, Ring Road ; Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 1993 


